निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1008 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 नवम्बर 2018 


सं०V / नि0 - 3 - 01 / 2017 - 3882 
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


संकल्प 

28 नवम्बर 2018 
विषयः - बिहार मद्य निषेध अवर सेवा अन्तर्गत "निरीक्षक मद्य निषेध " एवं " सहायक अवर निरीक्षक मद्य 

निषेध " के पुनर्गठित पदों का जिलावार / कार्यालयवार पदबल की स्वीकृति के संबंध में । 

प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग ) की दिनांक 12.04. 2018 की बैठक एवं राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 
12. 06. 2018 की बैठक में मद संख्या - 4 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या - 2071 
दिनांक 20.06. 2018 द्वारा "बिहार मद्य निषेध अवर सेवा अन्तर्गत निरीक्षक मद्य निषेध एवं सहायक अवर निरीक्षक मद्य 
निषेध के पदों का पुनर्गठित करते हुए क्रमशः 125 (एक सौ पच्चीस ) एवं 391 ( तीन सौ एकानबे ) पदों की स्वीकृति दी 
गयी है । 

2. उक्त राज्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची - 1 के अनुसार निरीक्षक मद्य निषेध का कार्यक्षेत्र अनुमंडल, 
मुख्यालय , ई0आई0बी0, चेकपोस्ट, आसवनगृह एवं बी0एस0बी0सी0एल0 निर्धारित किया गया है । इसी प्रकार सहायक 
अवर निरीक्षक मद्य निषेध का कार्यक्षेत्र अंचल, आसवनगृह एवं चेकपोस्ट निर्धारित किया गया है । 

3. उक्त आलोक में निरीक्षक मद्य निषेध एवं सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पुनर्गठित पदों का 
जिलावार / कार्यालयवार पद बल चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है । अतः "निरीक्षक मद्य निषेध एवं सहायक अवर 
निरीक्षक मद्य निषेध के पदों को जिलावार / कार्यालयवार पद बल चिह्नित करने का निर्णय लिया गया है । 

4. कंडिका - 2 में वर्णित कार्यक्षेत्र के आधार पर निरीक्षक मद्य निषेध का जिलावार / कार्यालयवार पदबल की 
सूची अनुलग्नक - 1 के रूप में तथा सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध का पूर्व स्वीकृत जिलावार / कार्यालयवार पदबल 
के अनुसार समानुपातिक आधार पर जिलावार / कार्यालयवार पदबल की सूची अनुलग्नक - 2 के रूप में संलग्न है । 

अनुलग्नक: - कंडिका - 4 में यथावर्णित । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति महालेखाकार , बिहार, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय 
आयुक्त / सभी समाहर्ता को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवकी नन्दन दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 नवम्बर 2018 


अनुलग्नक - 1 
निरीक्षक मद्य निषेध के कुल 125 पदों का जिलावार / कार्यालयवार स्वीकृत पदबल की सूची 
जिला / कार्यालय का नाम 

जिलावार / कार्यालयवार पदबल | अभ्यक्ति 


क्र० 


पटना 


नालंदा 


कैमूर 


4 


बक्सर 


5 


भोजपुर 
रोहतास 
गया 
औरंगाबाद 


| 7 

8 


नवादा 


10 


जहानाबाद 


11 


अरवल 


मुजफ्फरपुर 


वैशाली 


14 पू0 चम्पारण 
| 15 प0 चम्पारण 

सीतामढ़ी 

| शिवहर 
| 18 भागलपुर 
| 19 | बाँका 
| 20 दरभंगा 
21 मधुबनी 

समस्तीपुर 
23 | मुंगेर 

| बेगूसराय 
| 25 खगड़िया 
| 26 जमुई 
27 शेखपुरा 

लखीसराय 


24 


1 


29 


छपरा 


30 सिवान 


२ 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 नवम्बर 2018 


क्र० 


जिला / कार्यालय का नाम 


जिलावार / कार्यालयवार पदबल | अभ्युक्ति 


2 


31 | गोपालगंज 


32 


सहरसा 
| 33 मधेपुरा 

34 | सुपौल 
| 35 पूर्णियाँ 
| 36 अररिया 

37 किशनगंज 
38 कटिहार 

हरिनगर आसवनगृह, प0 चम्पारण 
40 नरकटियागंज आसवनगृह , प0 चम्पारण 
41 | रीगा आसवनगृह, सीतामढ़ी 
42 मीरगंज आसवनगृह , गोपालगंज 
43 | मे0 युनाईटेड स्प्रीट लि0 हाथीदह , पटना 
44 एस0सी0आई0 इंडिया लि0 आसवनगृह , रजौन, बांका 
45 मुख्यालय ( आ0म0, छोआ , सी0डी0एफ0 ) 
46 ई0आई0बी0 , मुख्यालय, पटना 

बी०एस0बी0सी0एल0 , पटना 
48 कर्मनाशा ( मोहनियाँ ) जॉच चौकी, कैमूर 

जलालपुर (बलथरी) जाँच चौकी, गोपालगंज 
50 डोभी जाँच चौकी, गया 

| रजौली जाँच चौकी, नवादा 
52 डगरूआ (डालकोला) जाँच चौकी, पूर्णियाँ 
53 | चौसा जाँच चौकी, बक्सर 
54 फरीगगोला जाँच चौकी, किशनगंज 
55 रक्सौल जॉच चौकी, पू0 चम्पारण 
56 | वीरपुर जाँच चौकी, सुपौल 


47 


49 


Total 


125 


देवकी नन्दन दास , 
सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 नवम्बर 2018 

अनुलग्नक - 2 
सहायक अवर निरीक्षक मद्य निषेध के कुल 391 पदों का जिलावार / कार्यालयवार स्वीकृत पदबल की सूची 


क्र० 


जिला / कार्यालय का नाम 


जिलावार / कार्यालयवार पदबल | अभ्युक्ति 


3 


पटना 


27 


1 
__ 2 

3 


नालन्दा 


10 


भोजपुर 
रोहतास 
कैमूर 


8 


10 


6 


बक्सर 


10 


गया 


14 


जहानाबाद 


अरवल 


नवादा 


10 


10 
11 


औरंगाबाद 


10 


12 


सारण 


10 


13 


सीवान 


14 | गोपालगंज 


14 


7 


15 मुजफ्फरपुर 
16 सीतामढ़ी 
17 शिवहर 
18 | पश्चिमी चम्पारण 
19 पूर्वी चम्पारण 

वैशाली 


14 


11 


10 


21 दरभंगा 
| 22 मधुबनी 

23 समस्तीपुर 


10 
___ 10 


24 


| सहरसा 


25 सुपौल 
| 26 मधेपुरा 

27 पूर्णियाँ 
28 अररिया 
29 किशनगंज 


30 


कटिहार 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 नवम्बर 2018 


क्र० 


जिलावार / कार्यालयवार पदबल | अभ्युक्ति 


जिला / कार्यालय का नाम 

2 


ao 


1 
| 31 भागलपुर 

32 बांका 
33 मुंगेर 
34 लखीसराय 

35 शेखपुरा 
| 36 बेगूसराय 

37 जमुई 
38 | खगड़िया 


10 


39 


उपायुक्त मद्य निषेध , पटना प्रमंडल 


40 


उपायुक्त मद्य निषेध, मगध प्रमंडल 


41 उपायुक्त मद्य निषेध, भागलपुर प्रमंडल 
42 उपायुक्त मद्य निषेध , मुंगेर प्रमंडल 
43 उपायुक्त मद्य निषेध, दरभंगा प्रमंडल 
44 उपायुक्त मद्य निषेध , कोशी प्रमंडल 
45 उपायुक्त मद्य निषेध, पूर्णिया प्रमंडल 
46 उपायुक्त मद्य निषेध, तिरहुत प्रमंडल 
47 उपायुक्त मद्य निषेध , सारण प्रमंडल 


____ 48 | हरिनगर आसवनगृह , प0 चम्पारण । 


49 


नरक 


50 
51 
52 


नरकटियागंज आसवनगृह, प0 चम्पारण 
रीगा आसवनगृह , सीतामढ़ी 
मीरगंज आसवनगृह, गोपालगंज 
मे0 युनाईटेड स्प्रीट लि0 हाथीदह, पटना 
एस0सी0आई0 इंडिया लि0 आसवनगृह, रजौन , 
बांका 


53 


54 सी0डी0एफ0 
55 टास्क फोर्स 

ई0आई0बी0 
57 कर्मनाशा ( मोहनियाँ ) जॉच चौकी , कैमूर 
58 जलालपुर (बलथरी) जाँच चौकी, गोपालगंज 
59 डोभी जाँच चाकी, गया 
60 रजौली जाँच चौकी, नवादा 
61 डगरूआ (डालकोला) जाँच चौकी, पूर्णियाँ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 नवम्बर 2018 


क्र० 


जिला / कार्यालय का नाम 


जिलावार / कार्यालयवार पदबल | अभ्युक्ति 


62 चौसा जाँच चौकी, बक्सर 
63 फरीगगोला जाँच चौकी, किशनगंज 
64 रक्सौल जाँच चौकी, पू0 चम्पारण 
65 वीरपुर जाँच चौकी, सुपौल 


NNNo0 


Total 


391 


देवकी नन्दन दास, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1008 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


